निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 03 


29 पौष 1932 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

19 जनवरी 2011 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


2-6 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी o , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग -8 भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


7-8 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


9-9 


2 


बिहार गजट , 19 जनवरी 2011 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

3 जनवरी 2011 
सं ० 2 / प्रो०-2-07 / 2008-015 (s ) — बिहार लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 6 / प्रो०-24-26 / 2009-2331 / 
लो ० से ० आ ०, दिनांक 9 दिसम्बर 2010 द्वारा अनुशंसित पथ निर्माण विभाग, बिहार के बिहार अवर अभियंत्रण सेवा संवर्ग के 
निम्नांकित कनीय अभियंता ( असैनिक) को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 के अधीन पुनरीक्षित पे बैण्ड -2 एवं ग्रेड पे 5400 
रुपये में आदेय भत्तो के साथ सहायक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रोन्नत किया जाता 
है । उन्हें प्रोन्नति का वित्तीय लाभ सहायक अभियंता (असैनिक ) के पद पर वास्तविक प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य 


। 


होगा । 


क्रमांक 


वरीयता क्रमांक वर्ष, 2009 

3 


1 

1 


2 
3 


4 


5 
6 
7 


8 
9 


10 


11 


12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 


कनीय अभियंता ( असैनिक) का नाम 

2 
श्री नंद किशोर शर्मा 
श्री महेश प्रसाद 
श्री भूवन मोहन 
श्री उमेश नारायण सिंह 
श्री अरबिन्द ठाकुर 
श्री अरूण कुमार झा 
श्री नवल किशोर राय 
श्री नेजामुद्दीन अंसारी 
श्री सूर्य नारायण प्रसाद 
श्री मो ० आफाक अहमद 
श्री प्रदीप कुमार दास ( अनु ० जाति, सामान्य के विरूद्ध) 
श्री रामदेव पासवान ( अनु ० जाति, सामान्य के विरूद्ध) 
श्री विदेश्वर प्रसाद सिंह 
श्री अरूण सिंह 
श्री ध्रुव कुमार महतो 
श्री देवचरण पासवान ( अनु० जाति , सामान्य के विरूद्ध) 
श्री सुधीर कुमार 
श्री अश्विनी कुमार सिंह 
श्री श्याम किशोर सिन्हा 
श्री हरिहर महतो 
श्री राधे श्याम शर्मा 
श्री अजय कुमार सिंह 
श्री सर्जुन प्रसाद गुप्ता 
श्री बाल्मीकि प्रसाद सिन्हा 
श्री अनिल कुमार 
श्री श्याम सुन्दर राय 
श्री राम नरेश कुमार 
श्री सुरेन्द्र कुमार राय 
श्री अशोक कुमार 
श्री शिवनंदन साह 
श्री अखिलेश्वर सिंह 


1305 
1354 
1357 
1457 
1595 
1665 
1672 
1674 
1676 
1694 
1744 
1761 
1785 
1786 
1789 
1822 
1857 
1862 
1872 
1877 
1880 
1884 
1895 
1896 
1899 
1902 
1904 
1905 
1915 
1916 
1924A 


19 


20 


21 


22 
23 


24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


31 


बिहार गजट , 19 जनवरी 2011 


3 


1 


3 


क्रमांक कनीय अभियंता ( असैनिक ) का नाम 

वरीयता क्रमांक वर्ष, 2009 
2 
32 श्री राकेश कुमार पाल 

1930 
33 श्री अमरेन्द्र कुमार 

1932 
34 श्री नन्द कुमार गुप्ता 

1933 
35 श्री रंजनधारी सिंह 

1945 
36 श्री लोडिक प्रसाद राय 

1946 
37 श्री सुरेश पाण्डेय 

1962 
38 श्री कमला पासवान ( अनु ० जाति ) 

2319 
39 श्री हरेकृष्ण रजक ( अनु ० जाति) 

2338A 
40 श्री शशिनाथ दास ( अनु० जाति) 

2342A 
41 श्री रामसेवक बैठा ( अनु ० जाति ) 

2350 
42 श्री शिव शंकर प्रसाद (अनु० जाति ) 

2351 
43 श्री रूप नारायण पासवान ( अनु ० जाति ) 

2352 
44 श्री अवधेश प्रसाद ( अनु ० जाति ) 

2353 
45 श्री शिवदानी कुमार ( अनु ० जाति ) 

2354 
46 श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी ( अनु ० जाति) 

2355 
47 श्री देवेन्द्र दास ( अनु ० जाति ) 

2357 
48 श्री लक्ष्मण राम ( अनु ० जाति ) 

2361 
49 श्री रामाकान्त त्यागी ( अनु ० जाति ) 

2362 
50 श्री लक्ष्मण रजक ( अनु ० जाति ) 

2363 
श्री सतीशचन्द्र रजक ( अनु० जाति ) 

2367 
52 श्री दिनेश कुमार ( अनु ० जाति) 

2369 
53 श्री इन्द्रदेव राम ( अनु ० जाति ) 

2375 
54 श्री राम प्रकाश राम ( अनु ० जाति ) 

2378 
श्री सुरेश कुमार ( अनु ० जाति ) 

2389 
56 श्री नरेश कुमार चौधरी ( अनु० जाति ) 

2426 
57 श्री मनोज कुमार ( अनु ० जन जाति ) 

2952 
2. वरीयता संशोधित होने पर संबंधित पदाधिकारियों की प्रोन्नति भी तदनुसार प्रभावित होगी । 

3. प्रोन्नति के बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से उक्त 
प्रोन्नति प्रभावित होगी । 

4. जिन वरीय पदाधिकारियों की प्रोन्नति लंबित रखी गई है, उन्हें भविष्य में प्रोन्नति के योग्य पाये जाने पर प्रोन्नति 
देते समय यदि पद उपलब्ध नहीं रहेगा तो कनीयतम पदाधिकारी को पदावनत कर दिया जायगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
अमरेन्द्र भूषण सिंह, उप सचिव (प्र ० को ०) । 


51 


55 


परिवहन विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 जनवरी 2011 
सं ० 2 / सी.एम.टी. - 33 / 2001 - परि - 139 — मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत् प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार दिनांक 31 दिसम्बर 2010 की तिथि से छ: माह के लिए यातायात पुलिस, पटना में 
पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षकों / सहायक अवर निरीक्षकों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 178, 179, 180, 181, 
182, 183 , 184, 185 , 186, 187 , 188, 189 एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत 
करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी । 

2. शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य का मासिक प्रतिवेदन अलग - अलग परिवहन मुख्यालय को 
अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें । 
3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना / आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ०) -अस्पष्ट, सचिव । 


4 


बिहार गजट , 19 जनवरी 2011 


17 जनवरी 2011 
संख्या -2 / सी . एम . टी . - 33 / 2001-140 — मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा -200 के तहत प्रदत् शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, दिनांक 3 फरवरी 2011 तिथि से छ: माह के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उक्त 
धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त 
धाराओं ( धारा -200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) के अधीन विहित राशि से कम नहीं होगी । 

मोटर वाहन 
क्र 0 पदाधिकारियों का नाम 

कार्य क्षेत्र 

अधिनियम अभ्युक्ति 
सं ० 

1988 की धारा 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


200 


दानापुर अनुमंडल 
पटनासिटी अनु. क्षेत्र 


2 . 


200 


3 . 


पटना मुख्यालय 


200 


4 . 


पटना नगर क्षेत्र 


200 


5 . 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर 
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटनासिटी 
पुलिस अधीक्षक , सचिवालय 
पुलिस उपाधीक्षक , विधि व्यवस्था , कोतवाली, पटना 
पुलिस उपाधीक्षक, नगर 
पुलिस उपाधीक्षक , सदर 
पुलिस उपाधीक्षक, पी 0 सी 0 आर0, पटना 
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारी 
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फतुहा 


200 


6 . 


200 


7 . 


पटना नगर क्षेत्र 


200 


8 . 


200 


फुलवारी अनु० क्षेत्र 
फतुहा अनु ० क्षेत्र 


9 . 


200 


10 . 


थानाध्यक्ष, रूपसपुर 


रूपसपुर थाना 


200 


11. 


थानाध्यक्ष, खगौल 


200 


12. 


खगौल थाना, पटना 
बुद्धा कॉलोनी थाना, पटना 
दीघा थाना, पटना 


200 


13. 


200 


14. 


शास्त्रीनगर थाना, पटना 


200 


15. 


200 


थानाध्यक्ष, बुद्धा कॉलांनी 
थानाध्यक्ष, दीघा, पटना 
थानाध्यक्ष , शास्त्रीनगर, थाना पटना 
थानाध्यक्ष, कृष्णापुरी, पटना 
थानाध्यक्ष , गर्दनीबाग , पटना 
थानाध्यक्ष, गाँधी मैदान , पटना 
थानाध्यक्ष, कदमकुंआ, पटना 
थानाध्यक्ष, कंकड़बाग , पटना 


कृष्णापुरी थाना, पटना 
गर्दनीबाग थाना, पटना 


16. 


200 


17. 


गाँधी मैदान थाना, पटना 


200 


18. 


200 


कदमकुंआ थाना, पटना 
कंकड़बाग थाना, पटना 


19 . 


200 


20 . 


जक्कनपुर थाना, पटना 


200 


21. 


थानाध्यक्ष , जक्कनपुर, पटना 
थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ , पटना 
थानाध्यक्ष , बेउर, पटना 


फुलवारीशरीफ थाना, पटना 


200 


22. 


बेउर थाना, पटना 


200 


23. 


थानाध्यक्ष , पत्रकारनगर , पटना 


पत्रकारनगर थाना, पटना 


200 


24 


200 


25. 


थानाध्यक्ष मालसलामी, पटना 
थानाध्यक्ष अगमकुंआ, पटना 
थानाध्यक्ष आलमगंज, पटना 


मालसलामी, थाना पटना 
अगमकुंआ, थाना पटना 
आलमगंज, थाना पटना 


200 


26 . 


200 


27. 


सभी परीचारी यातायात, पटना 


पटना नगर क्षेत्र 


200 


28. 


परीचारी प्रवर यातायात, पटना 


पटना नगर क्षेत्र 


200 


बिहार गजट , 19 जनवरी 2011 


5 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारियों का नाम 


कार्य क्षेत्र 


मोटर वाहन 

अधिनियम 
1988 की धारा 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


29 . 


पटना नगर क्षेत्र 


200 


पुलिस निरीक्षक, यातायात 
थानाध्यक्ष खाजेकलां, पटना 


30 . 


खाजेकलां, थाना पटना 


अ 


31. 


चौक, थाना पटना 


200 


थानाध्यक्ष चौक , 

पटना 
थानाध्यक्ष मेहंदीगंज, पटना 


32. 


मेहंदीगंज, थाना पटना 


200 


33. 


जानीपुर , थाना पटना 


200 


थानाध्यक्ष जानीपुर, पटना 
थानाध्यक्ष परसाबाजार, पटना 


34. 


परसाबाजार , थाना पटना 


200 


35 . 


शाहपुर, थाना पटना 


200 


थानाध्यक्ष शाहपुर, पटना 
थानाध्यक्ष सचिवालय , पटना 


36. 


सचिवालय , थाना पटना 


200 


37 . 


थानाध्यक्ष राजीवनगर, पटना 


राजीवनगर, थाना पटना 


200 


38. 


200 


थानाध्यक्ष डुमरा, पटना 
थानाध्यक्ष फतुहा अंचल, पटना 


डुमरा, थाना पटना 
फतुहा अंचल , थाना पटना 


39. 


200 


2. शक्ति प्रदत सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र का मासिक प्रतिवेदन अलग - अलग परिवहन मुख्यालय को 
अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे । 
3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना / आदेश पूर्ववत् प्रभावी रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) -अस्पष्ट , सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

13 जनवरी 2011 
सं ० 6 / वि 0नि0-18-06 / 2010-160 / वा 0 क0 -विभागीय अधिसूचना संख्या 6 / गो 0 34-01 / 2008-1488, दिनांक 
7 अप्रील 2010 द्वारा श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय, बि 0वि 0 से 0, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल , पटना 
सिटी की नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , टैक्स रिसर्च यूनिट बिहार , पटना के पद पर किया 
गया था । वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, टैक्स रिसर्च यूनिट, बिहार , पटना का पद रिक्त नहीं होने के कारण श्री सुजय प्रकाश 
उपाध्याय, वि 0 वि0 से0 को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, प्रशिक्षण कोषांग, बिहार , पटना के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

2. पूर्व में निर्गत उक्त अधिसूचना सं0–6 / गो 0 34-01 / 2008-1488, दिनांक 7 अप्रील 2010 को इस हद तक 
संशोधित समझा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम, अवर सचिव । 


10 जनवरी 2011 


सं ० 6 / गो 0 34-12 / 2007-125 / वा 0 क0 -श्री कृष्णानन्द राय, बि 0 वि 0 से0, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, 
सम्प्रति वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर 
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल , मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

उक्त आदेश दिनांक 1 फरवरी 2011 से प्रभावी होगा । 


6 


बिहार गजट , 19 जनवरी 2011 


संख्या -6 / गो 0 34-12 / 2007-126 / वा 0 क 0 — श्री अरूण कुमार वर्मा, बि 0 वि 0 से0 , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त, सम्प्रति वाणिज्य कर उपायुक्त ( अंकेक्षण), पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( प्रशासन ), पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


13 जनवरी 2011 
सं ० 6 / नि 0 / प्रति नि0-1-002 / 2010-159 / वा 0 क 0 — श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
( प्रभारी), गोपालगंज अंचल, गोपालगंज की सेवा अगले आदेश तक के लिए बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी, 
बिहार, पटना में प्रतिनियुक्ति हेतु सौंपे जाने के फलस्वरूप गोपालगंज अंचल, गोपालगंज में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी श्री 

ओम प्रकाश दास, वाणिज्य कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी ( प्रभारी), गोपालगंज अंचल , 
गोपालगंज के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


अगस्त 


13 जनवरी 2011 
सं ० 6 / नि 0 / प्रति नि0-1-002 / 2010-158 / वा 0 क 0 — बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी, बिहार , 
पटना के पत्रांक -67 ( गो ०), दिनांक 21 दिसम्बर 2010 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -3406, दिनांक 2 
2010 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, बि ० वि० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
( प्रभारी), गोपालगंज अंचल , गोपालगंज की सेवा अगले आदेश तक के लिए बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी, 
बिहार , पटना में प्रतिनियुक्ति हेतु सौंपी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 44-571 + 450 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 19 जनवरी 2011 


7 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सं 0 4 पी (4) 18 / 2008 – प 0 पा0-191 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

(पशुपालन ) 


2 . 


संकल्प 

14 जनवरी 2010 
पशुपालन प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों पर तकनीकी परामर्श देने हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया जाता है । 
इस समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नप्रकार होगें । यह समिति अगले आदेश / नये तकनीकी समिति के गठन तक प्रभावी रहेगा । 
1 . डा 0 कौशल कुमार सिन्हा , 

अध्यक्ष 
संयुक्त निदेशक (मुख्यालय ) 
डा ० पल्लव शेखर , 

सदस्य 
सहायक प्रध्यापक , डिपार्टमेन्ट ऑफ मेडिसीन , 

बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना । 
3 . डा 0 एस 0 सामन्त रे , 

सदस्य 
यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तथा एच 0 ओ 0 डी 0 , 
परायाईयेलॉजी, 

बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना । 
4. डा 0 नरेन्द्र कुमार सिंह, 

सदस्य 
कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, 

पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना । 
5 . डा 0 विरेश प्रसाद सिन्हा , 

सदस्य 
रक्षित पशु 

चिकित्सा पदाधिकारी, 
क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, पटना । 
6 . डा 0 विजय कुमार , 

सदस्य 
पशु शल्य चिकित्सक , पूर्णियाँ । 
7 . डा 0 के 0 पी 0 मल्लिक , 

सदस्य 
भूतपूर्व प्रधान वैज्ञानिक , 
इन्दीरापुरी, पटना -23 


8 


बिहार गजट , 19 जनवरी 2011 


- 


समिति का कार्य एवं दायित्व: 

( 1 ) पशु बिमारियों का आकलन कर पशु दवा, औषधियों, उपकरण आदि पर विभाग को परामर्श देना । 
( 2 ) पशु दवा, टीकौषधियों, उपकरण आदि की सूची दिया जाना ताकि प्राथमिकता के आधार पर उसकी उपलब्धता पर 

निर्णय लिया जा सके । 
(3 ) पशु 

टीकाकरण कार्यक्रम पर वार्षिक कैलेन्डर का निर्धारण । 
(4) उपर्युक्त सामानों का निर्धारण में उसके फारमेकोलिजकल नाम की अनुशंसा की जायेगी न कि उसके ट्रेड नाम का । 
(5) समय - समय पर विभाग की आवश्यकतानुसार परार्मश दिया जाना । 
आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक सौ 
प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाये । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
जय नारायण सिंह, विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 44-571 + 100 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 19 जनवरी 2011 


9 


बिहार 


गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं ० 3 / आ02-130 / 10-43 
मानव संसाधन विकास विभाग 


संकल्प 

12 जनवरी 2011 
महामहिम राज्यपाल को विश्वास होने का कारण है कि श्री विनय कुमार, जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय 
( सम्प्रति निलम्बित ) जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन नहीं करने , साक्षर भारत कार्यक्रम के संचालन में उदासीनता बरतने 
एवं कार्यक्रम के संचालन में रूचि नही लेने, बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने आदि आरोपों में प्रथम द्रष्टव्या 
दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री विनय कुमार के विरुद्ध तत्सम्बन्धी प्रपत्र- " क " में गठित आरोपों पर सरकार ने सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 के अधीन विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय 
लिया है । 

कुमार 

के विरुद्ध आरोपों की जाँच के लिए श्री प्रकाश चन्द्र सिंह , विशेष सचिव, मानव संसाधन विकास 
विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, जन शिक्षा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया 
जाता है । संचालन पदाधिकारी अविलम्ब जॉच प्रारम्भ कर अपने जॉच अधिगम को चार सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से 
समर्पित करेंगे । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति, प्रपत्र - क में गठित आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति के साथ 
संचालन पदाधिकरी / उपस्थापन पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मिसबाह वारी, निदेशक (प्रशासन) -सह - संयुक्त सचिव । 


2. श्री 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

44-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


